शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग /09/ 2013-2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई . दिनांक 
30-05-2001.1 


" 


सत्यमेव जयते 


पण 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 16 ] 


रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 जनवरी 2020 

-पौष 19 , शक 1941 


ऊर्जा विभाग 
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग 
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर , 492 001 ( छ.ग.) 


अटल नगर , दिनांक 1 जनवरी 2020 


अधिसूचना 


छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ( राज्य सलाहकार समिति ) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 


क्रमांक 84 / सीएसईआरसी / 2020: विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36 ) की धारा 
87 एवं धारा 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का उपयोग 
करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा छ.रा.वि.नि.आ. ( राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 
2004 बनाये गये थे ( जो इसके बाद से " मूल विनियम ” कहे जायेंगे), जिनका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र 
में 18-10-2004 को हुआ था । 


1 . 


प्रमुख विनियमों के अनुसरण में , आयोग द्वारा वर्ष 2004 से 2019 में मुद्रास्फीति को समायोजित करने हेतु , मूल 
विनियमों के विनियम 6.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है । 

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 
(1 ) इन विनियमों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ( राज्य सलाहकार समिति ) (प्रथम संशोधन ) 

विनियम , 2020 कहा जायेगा । 
( 2 ) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे । 


- 


2 . 


मूल विनियमो के विनियम 6.1 में संशोधन : 
विनियम 6.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: 

समिति के पदेन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिये 
आयोग द्वारा समय - समय पर नियत शुल्क की पात्रता होगी । 


6.1 


आयोग के आदेशानुसार 


हस्ता./ 


( एस.पी. शुक्ला) 

सचिव. 


31 


32 


ET 79147 , facit 9 ha 2020 


Atal Nagar, the 1st January 2020 


NOTIFICATION 


CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 
(STATE ADVISORY COMMITTEE ) (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2020 


No. 84 /CSERC/2020 .-- In exercise of powers vested under section 87 read with Section 181(1) of the 
Electricity Act 2003 ( 36 of 2003) and all other power enabling it in this behalf , this Commission notified 
Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (State Advisory Committee ) Regulations, 2004 (hereafter 
called " the Principal Regulations "). 


In pursuance of Principal Regulation , in order to adjust inflation during 2004 to 2019, Commission 
hereby substitutes regulation 6.1 of Principal Regulation as below : 


1 . 


Short title and commencement: 


1.1 


These regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission 
(State Advisory Committee ) (First Amendment) Regulations, 2020 
These regulations shall come into force from the date of their publication in the Chhattisgarh 
Rajpatra. 


1.2 


2 . 


Amendment to Regulation 6.1 of the Principal Regulations : 
Following regulation shall be substituted for regulation 6.1 
6.1 Every members of the committee, other than ex -officio members and the special invitee, shall 

be entitled to a fee for each sitting as may be decided by the Commission from time to time. 


By order of the Commission 


Sd / 


(S.P. Shukla ) 

Secretary 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 . 


